सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 श्रावण 1936 ( श० ) 


संख्या 367 राँची , सोमवार 


11 अगस्त , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 
8 अगस्त , 2014 


संख्या -3/ पद -1( ग)-2/ 2014 का . 8030-- संयुक्त सचिव , मानव संसाधन विकास विभाग , झारखण्ड, 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री कामेश्वर प्रसाद , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 357/ 03 , गृह जिला - सिवान ) 
को स्थानांतरित करते हए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद-1( ग)-2 / 2014 का . 8031 -- संयुक्त सचिव , गृह विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री विद्याकांत पाठक , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 378/ 03, गृह जिला- गुमला) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी -सह- संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) 
विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


____ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 11 अगस्त , 2014 
संख्या -3 /पद-1( ग)-2 / 2014 का . 8032-- संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी- सह- संयुक्त सचिव, 
मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अभय कुमार राव , झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 408/ 03 , गृह जिला - उत्तर प्रदेश) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त 
सचिव , गृह विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/पद-1(ग)-2/ 2014 का . 8033 -- अधिसूचित निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, पलामू श्री 
विनोद अनुग्रह मिंज, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 554 / 03, गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक निदेशक 
निगरानी, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 / पद-1( ग)-2/ 2014 का . 8034--उप निदेशक , कल्याण , उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल , 
हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री मुरली मनोहर प्रसाद , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 627 / 03 , गृह जिला 
दरभंगा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप निदेशक, पंचायती राज, सिंहभूम (कोल्हान ) 
प्रमण्डल , चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ पद-1(ग)-2/ 2014 का . 8035 -- भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित 
सुश्री सरिता दास, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 693 / 03, गृह जिला- भागलपुर) को अपर समाहर्ता एवं 
समकक्ष स्तर (वेतनमान रू0 15 ,600 -39 , 100 /- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक 
स्थानांतरित करते हुए निदेशक (प्रशासन), बिरसा कृषि विश्वविद्यालय , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या -3 /पद-1( ग)-2/ 2014 का . 8036-- अवर सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित एवं अवर सचिव , मुख्य सचिव कार्यालय में प्रतिनियुक्त श्री ललित 
मोहन शुक्ला, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 838/ 03 , गृह जिला - देवघर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक जिला भू- अर्जन पदाधिकारी के पद पर पदस्थान हेतु इनकी सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या-3/ पद-1( ग)-2/ 2014 का . 8037--पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री संजय कुमार , झा0प्र0से0 
( द्वितीय बैच, गृह जिला - दुमका) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़ के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 11 अगस्त , 2014 


2. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा - 20) के तहत 
रामगढ़ जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी, 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 367 - 50 | 


